निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


4 माघ 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 86 ) पटना , वृहस्पतिवार , 24 जनवरी 2019 


परिवहन विभाग 


अधिसूचना 

23 जनवरी 2019 
सं० 01 / निगम ( भुगतान ) - 01 / 2015 - 706 - CWJC No.- 7185 / 2005 , बिहार राज्य पथ परिवहन 
निगम कामगार यूनियन बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक 04. 06.2015 को पारित ओदश एवं MJC No . 
1159 / 2016 बिहार राज्य पथ परिवहन निगम कामगार यूनियन बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक 10 .08. 2018 
को पारित आदेश के अनुपालन में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित त्रिसदस्यीय समिति द्वारा दिनांक 30.08. 2018 को 
बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में निगम को सरकार द्वारा पूर्व में उपलब्ध करायी गयी 318.24 करोड़ रूपये की 
राशि में से अवशेष राशि से दिनांक 31.03. 2015 के बाद सेवानिवृत / मृत कर्मियों को सेवांत लाभ का भुगतान करने एवं 
निगम को 127 करोड़ रूपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति दी जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

संजय कुमार अग्रवाल, 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 86- 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic .in 


